निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 380 ) 


20 वैशाख 1938 ( श0 ) 
पटना , मंगलवार , 10 मई 2016 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 

___ 4 मई 2016 
सं0 03 / वि0 - 18 - 12 / 2015 - 849 — पर्यावरण एवं वन मंत्रालय , भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा भारत के 
राजपत्र ( असाधारण अंक ) में दिनांक 04 .02. 2011 को अधिसूचित अपशिष्ट प्लास्टिक ( प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2011 
के नियम 11 में अंकित प्रावधानों के अधीन प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में एक राज्य 
स्तरीय सलाहकार समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है : 


(1 ) प्रधान सचिव , नगर विकास एवं आवास विभाग 


अध्यक्ष 


सदस्य 


सदस्य 


श्री भारत ज्योति , निदेशक , पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, पर्यावरण एवं वन विभाग, पटना 

सदस्य 
श्री कमलेश झा , उप निदेशक , उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग, पटना 

- सदस्य 
श्री विप्रेन्द्रनाथ ठाकुर, उप निदेशक , तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, पटना 
( 5) श्री खगेशचन्द्र विश्वास, मुख्य नगर अभियंता, पटना नगर निगम 
( 6) श्री डॉ0 जी0 के0 मंडल , शोध सहायक , बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद , बेलट्रान भवन, पटना – सदस्य 
( 7 ) सेवा भारत, 7 / 5 प्रथम तल, दक्षिण पटेल नगर , नई दिल्ली -08 के प्रतिनिधि 


सदस्य 


सदस्य 


II . गठित राज्य स्तरीय सलाहकार समिति अपशिष्ट प्लास्टिक ( प्रबंधन एवं हथालन ) नियम - 2011 के 
क्रियान्वयन का आवश्यकतानुसार समीक्षा करेगी । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 10 मई 2016 
III. उक्त गठित समिति की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होगी । समिति विशेषज्ञों को बैठक में 


आमंत्रित कर सकेगी । 


IV . प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

भरत झा , 
सरकार के संयुक्त सचिव - सह निदेशक । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 380 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


